निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 774 ) 


9 आश्विन 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 1 अक्तूबर 2013 


जल संसाधन विभाग 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

16 जुलाई 2013 
सं0 22 / नि०सि०( दर0 ) - 16 - 09 / 2005 / 829 — श्री गंगा प्रसाद , तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन 
विभाग, दरभंगा के विरूद्व उक्त पदस्थापन अवधि में अपने परिक्षेत्राधीन पदस्थापित श्री काशीनाथ मिश्रा, शोध सहायक 
के द्वारा दायर याचिका सं0 - 693 / 03 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय की गलत व्याख्या कर तथा उसे 
आधार बनाकर सरकारी आदेशों / परिपत्रों का खुला उल्लंधन कर बिना सरकार का निदेश प्राप्त किये ही श्री मिश्र को 
सहायक शोध पदाधिकारी का वेतनमान 5500 - 9000 स्वीकृत कर उनके पदावनति अवधि के सारे वेतनादि का गलत 
भुगतान करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया । सरकार के उक्त निर्णय के 
आलोक में श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 484 दिनांक 19. 3. 10 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी0 ) के तहत विभागीय 
कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । 

विभागीय कार्यवाही में जॉच पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । जिसमें उल्लेख किया गया 
है कि आरोपित पदाधिकारी को बार बार पत्र लिखने एवं स्मारित करने के बावजूद भी बचाव बयान या साक्ष्य समर्पित 
नहीं किये तथा विभागीय कार्यवाही में रूचि नहीं ले रहे है । अन्ततः जाच पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया कि विभाग 
आरोपित पदाधिकारी पर लगाये गये आरोपों एवं उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर निर्णय हेतु स्तवंत्र है । 

जाच पदाधिकारी से प्राप्त जाच प्रतिवदेन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त आरोप प्रमाणित पाते हुए 
विभागीय पत्रांक 1771 दिनांक 01.12. 10 से निम्न दण्ड प्रस्ताव पर श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी: 

1. दस प्रतिशत पेंशन पर पांच वर्षों तक रोक । 

2. श्री मिश्र, शोध सहायक को पदावनति के बावजूद भी शोध पदाधिकारी के वेतनमान में किये गये अधिकायी 
भुगतान की राशि की वसूली श्री प्रसाद के उपादान से एक मुश्त कर ली जायेगी । 

___ श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षा में पाया 
गया कि श्री मिश्र को सहायक शोध पदाधिकारी का वेतनमान 5500 - 9000 स्वीकृत कर उसका लाभ दिया गया जबकि 
विभाग द्वारा श्री मिश्र को 5000 - 8000 वेतनमान में शोध सहायक पद पर पदावनत कर दिया गया था परन्तु श्री मिश्र 
द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका 5088 / 06 में पारित न्याय निर्णय दिनांक 29.6. 10 में माननीय न्यायालय 
द्वारा श्री मिश्र के पदावनति एवं वेतन संबंधी आदेश निरस्त करने के फलस्वरूप विभाग द्वारा भी इसका अनुपालन किया 
जा चुका है । अतः समीक्षोपरान्त श्री गंगा प्रसाद , तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , दरभंगा सम्प्रति 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अक्तूबर 2013 
सेवानिवृत के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा 
लिया गया है । 

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , 
दरभंगा को आरोप मुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्याम कुमार सिंह , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 774 -571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


